निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 504) 


27 ज्येष्ठ 1936 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 17 जून 2014 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


अधिसूचनाएं 

25 फरवरी 2014 
सं० पर्याo / वन - 2 / 08 - 109 ( ई0 ) / प०व० - जल ( प्रदषण निवारण तथा नियंत्रण) 
अधिनियम , 1974 (1974 का 6 ) की धारा - 64 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के परामर्श से जल 
( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली , 1986 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित 
नियमावली बनाती है : 

1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – ( 1 ) यह नियमावली जल ( प्रदूषण निवारण तथा 
नियंत्रण) (संशोधन ) नियमावली , 2014 कही जा सकेगी । 

( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 

2 . उक्त नियमावली, 1986 के नियम 5 का उप -नियम (1 ) निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

“ ( 1 ) राज्य पर्षद् के गैर सरकारी सदस्य , पर्षद् या समिति की वास्तविक बैठक 
में भाग लेने के लिए 1000 ( एक हजार ) रुपया प्रति दिन प्रति बैठक हेतु फीस पाने के 
हकदार होगें । यह उनके यात्रा व्यय के अतिरिक्त होगा जो राज्य पर्षद के प्रथम श्रेणी 
के पदाधिकारी को अनुमान्य है । " 

3 . उक्त नियमावली , 1986 के नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) का परंतुक 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : 

___ " परन्तु ऐसे पद जिसका वेतनमान प्रतिमाह पी0बी0 - 4 , 37400 - 67000 , 
ग्रेडपे - 8700 ( समय - समय पर यथा पुनरीक्षित) प्रतिमाह से अधिक हो , के सृजन , 
उन्मूलन या उस पद पर नियुक्ति के लिए राज्य पर्षद् सरकार से पूर्व स्वीकृति ले 
लेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह , 
सरकार के सचिव । 


रण 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 जून 2014 

25 फरवरी 2014 
सं० पर्याo / वन - 2 /08 - 109 ( ई० ) / प०व० - जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) 
( संशोधन ) नियमावली , 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद - 348 के खण्ड ( 3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह, 

सरकार के सचिव । 
The 25th February 2014 
No. Parya /Van - 2 / 08 - 109 ( E )/ E & F . - In exercise of the powers conferred by 
section 64 of the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act , 1974 ( 6 of 1974 ), the 
State Government, in consultation with the State Pollution Control Board , hereby makes 
the following rules to amend the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Rules , 1986 , 
namely : 

___ 1 . Short title and commencement : — ( 1 ) These rules may be called the Water 
(Prevention and Control of Pollution ) (amendment) Rules 2014 . 

( 2 ) It shall come into force from the date of its publication in the officialGazette . 

2 . Sub -rule ( 1) of Rule 5 of the said Rules, 1986 shall be substituted by the 
following : 

" ( 1 ) Non -official members of the State Board shall be entitle to get fees of Rupees 
1000 (One Thousand) per day for per meetings to participate in the actual meetings of the 
State Board or Committee . This will be in addition to their travelling allowance which is 
admissible to a Class I officer of the State Board ." 

3 . Proviso to sub -Rule ( 1) of Rule 8 of the said Rules , 1986 shall be substituted by 
the following : 

“ Provided that the State Board shall obtain prior sanction of the State Government 
for creation , abolition of and appointment to such posts of which pay scale is PB -4 , 37400 
67000 , GP -8700 (As revised from time to time) or more per month ." 

By order of the Governor of Bihar , 

DIPAK KUMAR SINGH , 
Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 504-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic. in 


